सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 माघ, 1939 ( श० ) 


संख्या- 107 राँची , सोमवार , 


12 फरवरी , 2018 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 

- --- -- --- -- - 

अधिसूचना 
29 जनवरी , 2018 


संख्या-01/ नीति निर्धारण -02/ 2018 न०वि०आ०- 601 -- झारखण्ड नगरपालिका यातायात प्रबंधन 
विनियमावली, 2017 के नियम - 4 में अंकित प्रावधान के आलोक में पार्किंग से संबंधित अवयवों 
के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय पार्किंग अनुश्रवण समिति का गठन 
किया जाता है । 
2. राज्य स्तरीय पार्किंग अनुश्रवण समिति की संरचना निम्न प्रकार होंगी: 

(i) प्रधान सचिव/ सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग 


अध्यक्ष, 


(ii) प्रधान सचिव / सचिव , परिवहन विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत 

उप सचिव से अन्यून स्तर के प्रतिनिधि 


सदस्य , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 12 फरवरी , 2018 
(iii ) प्रधान सचिव/ सचिव , गृह विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत 

उप सचिव से अन्यून स्तर के प्रतिनिधि 


सदस्य 


सदस्य 


(iv ) नगर विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव से अन्यून स्तर के - 

पदाधिकारी 


सचिव । 


3. 


राज्य स्तरीय पार्किंग अनुश्रवण समिति द्वारा झारखण्ड नगरपालिका यातायात प्रबंधन 
विनियमावली, 2017 के नियम-4.2 में विनिर्दिष्ट निम्न वर्णित दायित्वों का निर्वहन 
किया जाएगा: 
4. 2. 1 शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा निर्धारित पार्किंग दर की आवश्यकतानुसार समीक्षा , 
4.2.2 निकाय में गठित नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति से संबंधित किसी विवाद का 

निपटारा, 
4. 2. 3 शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग से संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत करना । 
प्रत्येक 3 (तीन) माह पर इस समिति की बैठक आयोजित की जाएगी । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


4 . 
5. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 107 -- 50 


